रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , मार्च 13 , 2019 / फाल्गुन 22 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY , MARCH 13, 2019 /PHALGUNA 22 , 1940 


सं. 1205 ] 
No. 1205] 


कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 8 मार्च, 2019 
का . आ . 1348(अ). - केंद्रीय सरकार, केंद्रीय शिक्षुता परिषद नियम , 1962 के नियम 3 और नियम 4 के साथ पठित 
शिक्षु अधिनियम , 1961 ( 1961 का 52) की धारा 24 की उप -धारा ( 1) और उप- धारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 912( अ), तारीख 27 मार्च, 2014 
को , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए , जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है । 
राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय शिक्षुता परिषद का निम्नानुसार 
पुनर्गठन करती है: 
क केंद्रीय मंत्री कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 

अध्यक्ष 
ख केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 

उपाध्यक्ष 
ग पब्लिक सेक्टर स्थापनों के नियोजकों के प्रतिनिधि : 
1.) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल ) 

सदस्य 
2.) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( आईओसीएल ) 

सदस्य 
3.) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इंडियन नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड ( एनटीपीसी ) 

सदस्य 


.... 


. .. . 


1706 GI/ 2019 


.. .. 


. 


. 


. 


. 


. . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 
घ प्राइवेट सेक्टर स्थापनों के नियोजकों के प्रतिनिधि : 

1 .) अध्यक्ष , टाटा समूह 
2.) अध्यक्ष , लार्सन एंड टर्बो समूह 

सदस्य 

सदस्य 
3.) अध्यक्ष , मारुति सुजुकी इंडिया लि . 

सदस्य 
4.) सीईओ, क्षेत्र कौशल परिषद ( संभार -तंत्र ) 

सदस्य 
5.) सीईओ, क्षेत्र कौशल परिषद (पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र ) 

सदस्य 

सदस्य 
6.) अध्यक्ष, नेशलन एसोसियेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज़ कंपनी 

सदस्य 
7.) अध्यक्ष , भारतीय बैंक संगम 

सदस्य 
8.) श्री ऋतुराज सिन्हा, एसआईएस ग्रुप एंटरप्राइजेज के मुख्य परिचालन अधिकारी और प्रबंध 

निदेशक 
ड. केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधिः 
1.) सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 

सदस्य 
2.) सचिव , उच्चतर शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय , 

सदस्य 
3.) सचिव, सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय , 

सदस्य 

सदस्य 
4.) सचिव , नागर विमानन मंत्रालय , 

सदस्य 
5.) सचिव , वस्त्र मंत्रालय , 

सदस्य 
6.) सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, 

सदस्य 

सदस्य 
7.) सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय 

सदस्य 
8.) सचिव , सार्वजनिक उद्यम विभाग 

सदस्य 
9.) अध्यक्ष, रेल बोर्ड, रेल मंत्रालय 
10.) अध्यक्ष , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 
11.) महानिदेशक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय " 
12.) महानिदेशक, राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण ( एनएसडीए )/राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षुता 

सदस्य 
प्रशिक्षण परिषद ( एनसीवीईटी ) 

सचिव 
13.) उपमहानिदेशक (शिक्षुता प्रशिक्षण ) 
14.) संयुक्त सचिव, ( कौशल और शिक्षुता, एस एंड ए), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 


. 


. 


. 


. 


सदस्य 


सदस्य 


. 


. 


. 


. 


राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि: 
1.) राज्य शिक्षुता सलाहकार , गुजरात 
2.) राज्य शिक्षुता सलाहकार , यूपी 
3.) राज्य शिक्षुता सलाहकार , ओडिशा 
4.) राज्य शिक्षुता सलाहकार , असम 
5 .) राज्य शिक्षुता सलाहकार , कर्नाटक 
6.) राज्य शिक्षुता सलाहकार , हरियाणा 
7.) राज्य शिक्षुता सलाहकार, तमिलनाडु 
8 .) राज्य शिक्षुता सलाहकार, मध्य प्रदेश 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


. 


. 


. 


. 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


छ उद्योग और तकनीकी शिक्षा से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति : 

1.) श्री मनीष कुमार, राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक 
__ अधिकारी (सीईओ) 
2.) श्री गुरुराज देशपांडे, देशपांडे सेंटर फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 
3.) श्री अतुल सतीजा , न्यूड्ज फाउंडेशन ( गुरुकुल ), बेंगलुरु 
4.) श्री सुजीत कुमार, माइंड मैट्रिक्स लैब के संस्थापक निदेशक 


सदस्य 


. . . 


. 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 
सदस्य 


. 


. 


. 


. 


ज श्रम संबंधी मामलों में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति के प्रतिनिधि : 

1.) श्री समीर मोहंती, बी. ए., एलएलबी , कामिनी कुटीर , भुवनेश्वर; 751002 
2.) श्री बी . सुरेन्द्रन केशवर , ऑल इंडिया ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी, बीएमएस , कुडिल , 5, रंगासाई .... 

स्ट्रीट , पेरम्बूर , चेन्नई -600011 
3.) श्री अशोक कुमार शुक्ला , महासचिव , भारतीय रेलवे मजदूर संघ, म.सं.86 , सुरेंद्र नगर ए, 
___ डाक- चिनहट , लखनऊ -05 ) 
4.) श्री महेंद्र प्रताप सिंह, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष , बीएमएस, बी- 114, सेक्टर - सी , कॉलोनी, 

डाक -डोला , जिला अनूपपुर 
5.) महानिदेशक, वी . वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान 


सदस्य 


सदस्य 


झ अखिल भारतीय परिषद और प्रादेशिक बोर्ड के प्रतिनिधि 

1.) अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिषद तकनीकी शिक्षा 
2.) अध्यक्ष , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 


सदस्य 
सदस्य 


[ फा . सं . एमएसडीई-01 (05)/ 2018- एपी (पीएमयू )] 

राजेश अग्रवाल , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 8th March , 2019 


S .O . 1348 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) and sub -section ( 2 ) of section 24 of the 
Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) , read with rules 3 and 4 of the Central Apprenticeship Council Rules , 1962 and in 
supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S .O . 
912 ( E ), dated the 27th March , 2014 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the 
Central Government hereby reconstitutes the Central Apprenticeship Council for a period of three years from the date 
of publication of this notification in the officialGazette as under:-- 


A . 


The union Minister of Skill Development and Entrepreneurship 


Chairman ; 


B 


The union Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship 


Vice 
Chairman ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


Representatives of Employers in Establishments in Public Sector : 


1. Chairman and Managing Director of Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL ) 


Member ; 


2 . Chairman and Managing Director Indian Oil Corporation Limited ( IOCL ) 


Member; 


3 . Chairman and Managing Director National Thermal Power 

Corporation (NTPC ) Limited 


Member ; 


Representatives of Employers in Establishments in Private Sector : 


1. Chairman , Tata Group 


Member ; 


2 . Chairman, Larsen and Turbo Group 


Member; 


3 . Chairman, Maruti Suzuki India Ltd . 


Member ; 


4 . CEO , Sector Skill Council (Logistics ) 


Member; 


5. 


CEO , Sector Skill Council ( Tourism and Hospitality sector ) 


Member ; 


6 . President, National Association of Software and Services Companies 

(NASSCOM ) 


Member ; 


Member ; 


7 . Chairman , Indian Banks Association 


Member; 


8 . Shri Rituraj Sinha, Chief Operating Officer and Managing Director of SIS Group 

Enterprises 


Representatives of CentralGovernment : 


1. Secretary , Ministry of Skill Development and Entrepreneurship 


Member; 


2. Secretary, Higher Education , Ministry of Human Resource Development 


Member; 


3 . Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises 


Member; 


4 . Secretary , Ministry of Civil Aviation 


Member ; 


5 . Secretary , Ministry of Textiles 


Member ; 


6 . 


Secretary , Department of Industrial Policy and Promotion 


Member; 


7 . Secretary ,Ministry of Labour and Employment 


Member ; 


8 . Secretary, Department of Public Enterprises 


Member; 


9 . Chairman , Railway Board , Ministry of Railways 


Member ; 


10 . Chairman , National Highway Authority of India 


Member; 


Member; 


11 . Director General of Training of Directorate General of Training , Ministry of 

Skill Development and Entrepreneurship 


Member ; 


12. Director General, National Skill Development Agency (NSDA )/National Council 

for Vocational Education and training (NCVET) 


13. Dy. Director General (Apprenticeship Training) 


Member ; 


Secretary ; 


14 . Joint Secretary , (Skills and Apprenticeship , S & A ), Ministry of Skill Development 

and Entrepreneurship 


[ 91 1 II - 005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


F 


Representatives of States /Union territories : 


1 . State Apprenticeship Advisor, Gujarat 


Member ; 


2 . State Apprenticeship Advisor,UP 


Member; 


3. State Apprenticeship Advisor, Odisha 


Member; 


4 . State Apprenticeship Advisor , Assam 


Member ; 


5 . 


State Apprenticeship Advisor, Karnataka 


Member ; 


6 . State Apprenticeship Advisor, Haryana 


Member ; 


7 . State Apprenticeship Advisor, Tamil Nadu 


Member ; 


8 . State Apprenticeship Advisor,Madhya Pradesh 


Member ; 


Persons having special knowledge and experience on matters relating to Industry 
and Technical Education : 


1 . ShriManish Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer (CEO ) of 

National Skill Development Agency 


Member ; 


2 . Shri Gururaj Deshpande , Deshpande Centre for Social Entrepreneurship 


.... 


Member; 


3 . Shri Atul Satija , Nudge Foundation (Gurukul), Bengaluru 


Member ; 


4 . Shri Sujit Kumar , Founder Director of Mind Matrix Lab 


.... 


Member ; 


Representative of persons having special knowledge and experience on matter 
relating to labour : 


1. Shri Samir Mohanty, B . A , LLB , Kamini Kutir , Bhubaneswar ;751002 


Member ; 


Member; 


2. Shri B . Surendran Kesavar, All India Organising Secretary, BMS, Kudil , 5 , 

Rangasayee Street, Perambur, Chennai-600011 
3. Shri Ashok Kumar Shukla , General Secretary , Bhartiya Railway Majdoor Sangh 

, H .No .86 , Surender Nagar A , PO - Chinhat, Lucknow -05 ) 


Member; 


4 . 


Shri Mahendra Pratap Singh , All India Vice President, BMS, B - 114 , Sector - C , 
Colony ,Post Dola , District Anooppur 


Member ; 


5 . Director General, V . V . Giri National Labour Institute 


Member ; 


Representatives of All India Council and Regional Board : 


1. 


Chairman , All India Council Technical Education 


.. .. 


Member ; 


2 . 


Chairman , University Grant Commission 


Member. 


[F . No. MSDE -01(05)/2018 -AP (PMU) ] 

RAJESH AGRAWAL , Jt. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2019 .03. 15 
15 :14 :59 + 05 30 


